सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 कार्तिक , 1940 ( श० ) 


संख्या- 1015 राँची, सोमवार , 


5 नवम्बर , 2018 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - -- 


अधिसूचना 
26 सितम्बर , 2018 


संख्या-14/जा०नि०- 03- 10/ 2015 का० 7275-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक- 12817, दिनांक 17 नवम्बर , 2012 द्वारा झारखण्ड 
पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गो 
के लिए ) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची -1) तथा पिछड़ा वर्ग 
( अनुसूची -2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें अत्यन्त पिछड़ा वर्ग ( अनुसूची-1) के 
क्रमांक- 11 पर हिन्दी में “केवर्त " तथा अंग्रजी में " Kewart " अंकित है । 


पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक - जाति - 127/ 2018 
243/पि० , दिनांक 9 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची 
( अनुसूची 1 ) के क्रमांक 11 में दर्ज “ केवर्त " के रोमन लिपि के रूप में " Kewart, Kaivartta ,0a 
Kaibartta " अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है । अतः अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची ( अनुसूची-1 ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 5 नवम्बर , 2018 


के रुप में 


के क्रमांक- 11 में दर्ज केवर्त जाति का अंग्रेजी रुप " Kewart , Kaivartta एवं Kaibartta " 
स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है । 


इस प्रकार पत्रांक-12817 , दिनांक 17 नवम्बर, 2012 द्वारा परिचारित पत्र के साथ 
अनुलग्न अनुसूची-1 के क्रमांक -11 पर दर्ज केवर्त की अंग्रेजी " Kewart , Kaivartta एवं Kaibartta " 
समझा जायेगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के० के० खण्डेलवाल , 
सरकार के अपर मुख्य सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1015 -- 50 


